रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 302] 
No . 302 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 15 , 2019 / वैशाख 25 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 15, 2019/VAISAKHA 25 , 1941 


नागर विमानन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मई, 2019 
सा . का .नि . 362( अ). - कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसमें केंद्रीय सरकार , वायुयान अधिनियम , 1934 
( 1934 का 22 ) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम , 1937 में आगे और संशोधन करने का 
प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा - 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे 
प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप 
नियम पर विचार किया जाएगा ; 

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक नागर विमानन , सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने , नई दिल्ली - 
110003 को भेजें या dgoffice @ dgca. nic.in पर ई-मेल करें ; 

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत यदि किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव 
प्राप्त होता है , तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (............. संशोधन) नियम , 2019 है । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. वायुयान नियम , 1937 में , 

( क ) नियम 93 में , 


2449 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


(i) उप -नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए , अर्थातः 

“ परंतु वायुयान ( छठा संशोधन ) नियमावली, 2018 के प्रवर्तन से पूर्व विमानन यातायात 
सेवाएं प्रदान करने के कार्य में पहले से नियोजित कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक अथवा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो , अपनी सेवाओं 

को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी रख सकेगा। " 
(ii) उप नियम (2 ) के अंतर्गत परंतुक का लोप किया जाए; 
( ख ) नियम 112 में , उप नियम ( 3) में , खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः 

“ (क ) महानिदेशक , अथवा महानिदेशक द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए गए सरकार के 
नियंत्रणाधीन किसी अन्य संगठन द्वारा अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित परीक्षाओं तथा मूल्यांकन 
के लिए परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी तथा इसके द्वारा परीक्षाओं एवं मूल्यांकन के लिए 
बोर्ड की नियुक्ति , जहाँ आवश्यक हो , भी की जा सकेगी । महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई 

शर्तों के अध्यधीन ऐसे प्राधिकृत संगठन द्वारा परीक्षकों अथवा बोर्ड की नियुक्ति की जा सकेगी। " 
( ग) अनुसूची III में , अनुभाग क में , पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः 

" 5. परीक्षक अथवा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन - पृष्ठांकन की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी विमान यातायात 
नियंत्रक अनुज्ञप्ति अथवा विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के धारक का मूल्यांकन 
महानिदेशक द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी परीक्षक अथवा बोर्ड द्वारा या महानिदेशक 
द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य किसी संगठन द्वारा किया जाएगा। 
महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन ऐसे प्राधिकृत संगठन द्वारा परीक्षकों अथवा बोर्ड 
की नियुक्ति की जा सकेगी । " 


[ फा . सं . एवी - 11012/ 2/ 2017- ए ] 

शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव 


टिप्पणः मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं . वी - 26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और 

अंतिम संशोधन तारीख 09 नवंबर , 2018 को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित 
तारीख 09 नवंबर , 2018 की सा . का . नि . सं . 1096 ( अ ) द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st May, 2019 


G . S.R . 362 (E ). — The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central 
Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934 ), is 
hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on 
which copies of the Gazette of India , in which this notification is published , are made available to the public ; 


Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation , Opposite Safdarjung 
Airport, New Delhi-110003 ormailed to dgoffice.dgca @ nic .in ; 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the 
expiry of the period specified above will be considered by the CentralGovernment. 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Draft Rules 


1 . (1) These rules may be called the Aircraft (......Amendment) Rules, 2019 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Aircraft Rules, 1937 , — 


(A ) in rule 93 , — 


(i) after sub -rule ( 1), the following proviso shall be inserted , namely : 


“ Provided that any person already engaged in the provision of air traffic services before the 
commencement of the Aircraft (Sixth Amendment ) Rules, 2018 , may continue to provide such 
services in accordance with the procedure specified by the Director-General till such person obtains 
the licence or till a date to be notified by the CentralGovernment, whichever is earlier.” ; 


( ii) the proviso under sub -rule ( 2) shall be omitted ; 


(B ) in rule 112 , in sub -rule ( 3), for clause (a ), the following shall be substituted , namely : — 


“ (a ) The Director-General, or any organisation under the control of Government specifically authorised by 
the Director-General, may appoint examiners for carrying out examinations and assessment required under 
Schedule III and may also appoint a Board to conduct examinations and assessment, wherever necessary . 
The organisation so authorised shall appoint examiners or board subject to conditions as specified by the 
Director-General.” ; 


( C ) in Schedule III , in Section A , for paragraph 5 , the following paragraph shall be substituted , namely: — 


“ 5. Assessment by the examiner or board . — For getting an endorsement, the holder of a Student Air 
Traffic Controller s Licence or an Air Traffic Controller s Licence shall be assessed by an examiner or by a 
board , duly authorised by the Director-General or by an organisation under the control of Government 
specifically authorised by the Director-General. The organisation so authorized shall appoint examiners or 
board subject to conditions specified by the Director-General.” . 


[F . No. AV - 11012/ 2/ 2017 - A ] 
SHEFALI JUNEJA , Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , vide notification number V - 26 , dated the 23rd March , 1937 

and last amended vide G .S .R . 1096 (E ), dated the 9th November, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, 
Part II, Section 3, Sub - Section (i) dated the 9th November, 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .05 . 16 
10 :28 :51 + 05 30 


